सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1937 ( श०) 


संख्या 58 5 राँची, सोमवार , 


21 दिसम्बर, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 
4 दिसम्बर , 2015 


संख्या-5 / आरोप- 1.721 2 0 15 का .10 2 85 .. श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, झा०प्र०से० ( द्वितीय 
बैच , गृह जिला. हजारीबाग), अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरूद्ध आयुक्त , दक्षिणी 
छोटानागपुर , राँची के पत्रांक- 2 719 , दिनांक 6 अक्टूबर , 2 0 15 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप 
गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध दाखिल खारिज वादों के मामलों के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 21 दिसम्बर, 2015 
निष्पादन में जानबूझकर घोर लापरवाही बरतने तथा बार- बार उच्चाधिकारियों को गलत 
प्रतिवेदन भेजने संबंधी गंभीर आरोप लगाये गये हैं । 


2 . उक्त आरोपों के लिए श्री प्रकाश को असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49 ( क) ( 1)(क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित 
किया जाता है । 


3 . निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी 
छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है | 


3 . निलंबन अवधि में श्री प्रकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 के 
अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 58 5 – 50 | 


